निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 श्रावण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 945 ) पटना, शुक्रवार , 21 अगस्त 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


निविदा सूचना 

शुद्धि - पत्र 

20 अगस्त 2015 
सं0 11 / उ0 (नि0 म0 ) - 2 - 01 / 2014 - 2564 - 1ली0 सितम्बर 2015 से 31 मार्च, 2019 तक पेट (PET ) 
बोतल में मसालेदार देशी शराब का निर्माण कर BSBCL को थोक आपूर्ति करने हेतु दो लिफाफा पद्धति के अंतर्गत 
निविदा 01.09.2015 से 30.03. 2019 तक के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या - 2411 दिनांक 05.08. 2015 में प्रकाशित 
निविदा सूचना की कंडिका 3 (iii) में संशोधित करते हुए निम्न रूप से प्रख्यापित किया जाता है : 

निविदादाता द्वारा वेस रेट को ध्यान में रखते हुए 300ml के पैक साईज हेतु अपनी निविदा सीलबन्द दूसरे 
लिफाफे में रखा जाएगा एवं लिफाफे पर वित्तीय निविदा लिखा रहेगा । 300ml के पैक साईज के लिए प्राप्त निविदा दर 
के आधार पर ही निविदादाताओं के बीच सफल निविदादाता का चयन किया जाएगा । 200ml एवं 60ml हेतु प्राप्त 
निविदा दर को निविदा निर्धारण में आकलित नहीं किया जाएगा । 200ml एवं 600ml का निविदत्त दर 300ml हेतु 
निविदत्त दर का क्रमशः 0. 70 एवं 1. 93 गुणा मानी जाएगी । 

आदेश से , 
नवीन कुमार मिश्र, 
संयुक्त आयुक्त उत्पाद । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 945- 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


